निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 857) पटना , मंगलवार , 18 सितम्बर 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

____ 18 सितम्बर 2018 
सं० 3 / एम0 - 19 / 2015 - 12555 / सा0प्र0 - राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में संविदा पर 
नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में विचारोपरान्त अपनी अनुशंसा समर्पित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के 
संकल्प ज्ञापांक - 6161 दिनांक 24.04. 2015 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । अधिसूचना संख्या 
1467 दिनांक 07.02. 2017 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 12.02. 2018 तक विस्तारित किया गया । 

2. समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 07.08.2018 को राज्य सरकार को समर्पित किया गया । समिति के 
प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 
(i) बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है । 

अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस 

मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया जाय । 
( ii ) कतिपय विभागों के अधीनस्थ बोर्ड /निगम / प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों, जिनके 

संदर्भ में समिति द्वारा समर्पित विचाराधीन प्रतिवेदन में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है , के संदर्भ में 

पुनर्विचार कर अपनी अनुशंसा समर्पित करने हेतु समिति को निदेशित किया जाय । 
___ 3. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल दिनांक 13.08.2018 से 
अगले तीन महीनों तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 857 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


